निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 138 ) 


1 वैशाख 1931 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 21 अप्रील 2009 


वित्त विभाग 


- - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 

21 अप्रील 2009 
सं0 1/ प्रो0( क ) प्रो०)-3343 वि (2)-वित्त विभाग के अधीनस्थ प्रणाली विश्लेषक के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय 
प्रोन्नति समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है : 


दिस्य 


सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य 
सचिव ( व्यय), वित्त विभाग 
स्थापना प्रभारी, उप सचिव 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य ( जो संयुक्त 
सचिव से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी होंगे) । 


अध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


4 . 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

___ ए. के. चौधरी , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 138 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 


